सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 माघ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 112 राँची , शुक्रवार , 


17 फरवरी , 2020 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


शुद्धि पत्र 
8 फरवरी , 2020 ई ० । 


पत्र सं 0 :-12/ कोर्ट - 05-04/ 2018 का ० 1049 विभागीय आदेश संख्या- 10505 दिनांक- 31.12.2019 
की कंडिका -4 में निहित तालिका के क्रम संख्या -2 के कॉलम -3 में अंकित श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त 
आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची की जन्मतिथि-07.05.2011 के स्थान पर जन्मतिथि 


07.05.1951 पढ़ा जाय । 


2 . 


उक्त विभागीय आदेश के शेष विवरण एवं तथ्य यथावत् रहेंगे । 


अजय त्रिवेदी , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 112 -- 50 


